निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 पौष 1937 ( श ० ) 
मंगलवार , 5 जनवरी 2016 


( सं 0 पटना 5 ) पटना , 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 
23 दिसम्बर 2015 


सं० ऊर्जा- रा0 स्था0-04 / 2015-3239-13— श्री आर0 लक्ष्मणन, भा 0प्र0 से0 (2004 ), प्रबंध निदेशक , नार्थ 
बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कं 0 लि 0 एवं निदेशक , ब्रेडा, पटना के दिनांक 21.12.2015 से 08.01.2016 तक उपार्जित 
अवकाश में रहने के फलस्वरूप इनकी अनुपस्थिति में श्री संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी, प्रबंध निदेशक , साउथ 
बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कं 0 लि 0, पटना को उनके कार्य के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन 
कं 0 लि 0 एवं निदेशक , ब्रेडा, पटना का प्रभार दिया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर मुख्य सचिव , बिहार की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


विनोदा नन्द झा , 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 5-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


